रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


NDESH 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 23 , 2019 / वैशाख 3 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY , APRIL 23 , 2019 /VAISAKHA 3 , 1941 


सं. 268 ] 
No. 268 ] 


वित्त मंत्रालय 


( वित्तीय सेवाएं विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 23 अप्रैल, 2019 
सा . का . नि . 324( अ). केन्द्रीय सरकार , जीवन बीमा निगम अधिनियम , 1956 ( 1956 का 31) की धारा 48 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय जीवन बीमा निगम ( कर्मचारी) पेंशन नियम , 1995 का और संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . — ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम ( कर्मचारी ) पेंशन (संशोधन ) 
नियम , 2019 है। 

( 2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, में 
नियम 3 के उपनियम (9) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंत : स्थापित किए जाएँगे , अर्थात्: 
"(10 ) 28 जून , 1995 को या उसके पूर्व कभी भी निगम की सेवा में थे और अधिसूचित तारीख को उसकी सेवा में हो : 
( क ) अधिसूचित तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग करते है; 


और 


( ख ) भविष्य निधि के न्यासियों को लिखित में , अधिसूचित तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर , नियम 5 के प्रयोजन 
के गठित निधि की जमा रकम में उनकी भविष्य निधि में निगम के संपूर्ण अभिदाय को उस पर प्रोदभूत ब्याज सहित अंतरित 
करने के लिए प्राधिकृत करेगा; और 
( ग ) खंड ( ख ) में निर्दिष्ट नब्बे दिनों की उक्त अवधि अवसान के पश्चात् नब्बे दिनों के भीतर 1 मार्च, 2019 के वेतन का 
3. 7 गुना योगदान करें ; या 


2229 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


स्पष्टीकरण : इस उप -नियम के प्रयोजन के लिए, “ अधिसूचित तारीख” से भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी ) पेंशन 
( संशोधन ) नियम 2019 के प्रकाशन की तारीख अभिप्रेत है । 
( 11) 28 जून , 1995 को या उसके पूर्व कभी भी निगम की सेवा में थे और अधिसूचित तारीख को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त हो 
गए हैं : 
( क ) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर लिखित में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का प्रयोग 
करते है; और 
( ख ) खंड (क ) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात साठ दिन की अवधि के भीतर 
सेवानिवृत्ति पर उनको संदत्त , भविष्य निधि में निगम के अभिदाय की सम्पूर्ण रकम जिसके अंतर्गत उस पर प्रोद्भूत ब्याज भी 
है के 1. 3 गुना का प्रतिदाय कर दे; 
स्पष्टीकरण : इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, “ अधिसूचित तारीख” से भारतीय जीवन बीमा निगम ( कर्मचारी) पेंशन 
( संशोधन) नियम 2019 के प्रकाशन की तारीख अभिप्रेत है । 
(12) 28 जून , 1995 को या उससे पूर्व किसी समय निगम की सेवा में थे और अधिसूचित तारीख को या उससे पूर्व सेवा में 
रहते हुए, मृत्यु हो गई थी या सेवानिवृत्त हो गया था , किंतु अधिसूचित तारीख से पूर्व मृत्यु हो गई थी , उस दशा में उनका 
कुटुंब इन नियमों के अधीन कुटुंब पेंशन का हकदार होगा , यदि मृतक के कुटुंब ने ,-- 
( क ) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर लिखित में निधि का सदस्य होने के लिए विकल्प का प्रयोग 
करते हैं ; और 
( ख ) ऊपर खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट एक सौ बीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् साठ दिन के भीतर , सेवानिवृत्ति के 
समय सेवानिवृत्त कर्मचारी/ भविष्य निधि खाते के परिनिर्धारण के समय मृतक कर्मचारी के कुटुंब को संदत्त भविष्य निधि में 
निगम की अभिदाय की संपूर्ण रकम जिसके अंतर्गत उस पर प्रोदभूत ब्याज भी है के 1. 3 गुणा का प्रतिदाय कर दे। 
स्पष्टीकरण इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए , “ अधिसूचित तारीख ” से भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन 
(संशोधन ) नियम , 2019 के प्रकाशन की तारीख अभिप्रेत है ।"। 
3. उक्त नियमों के नियम 7 में , खंड (ज ) के पश्चात् , निम्नलिखित खंड अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-- 
“( झ) (क ) इन नियमों के नियम 3 के उपनियम (10) के खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कर्मचारियों द्वारा किया गया 
अतिरिक्त अभिदाय; और 
( ख ) इन नियमों के नियम 3 के उपनियम (11 ) के खंड ( ख ) और उपनियम (12) के खंड ( ख ) उपबंधों के अधीन सेवानिवृत्त 
कर्मचारियों या मृतक या सेवानिवृत्त किंतु मृतक कर्मचारियों के कुटुंब के सदस्यों द्वारा किया गया अभिदाय । । 
4. उक्त नियमों के नियम 34 में , उपनियम ( 2) के पश्चात् , निम्नलिखित उपखंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 
“( 3) कर्मचारी , जो 28 जून , 1995 को या उससे पूर्व निगम की सेवा में थे और अधिसूचित तारीख को या उससे पूर्व सेवानिवृत्त 
हो गए थे या मृतक कर्मचारी , जो 28 जून , 1995 को या उससे पूर्व निगम की सेवा में था , और अधिसूचित तारीख को या 
उससे पूर्व सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी या सेवानिवृत्त हो गया था ,किंतु अधिसूचित तारीख से पूर्व उसकी मृत्यु हो 
गई थी , का कुटुंब इस संशोधन नियम के अधीन शासित होने का विकल्प देता है, अधिसूचित तारीख से पेंशन का हकदार 
होगा । । 
स्पष्टीकरण — इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, “ अधिसूचित तारीख ” से भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी ) पेंशन 
( संशोधन ) नियम , 2019 के प्रकाशन की तारीख अभिप्रेत है । "। 
5. नियम 41 के टिप्पण में उप -खंड ( छ) के पश्चात् निम्नलिखित उप - खंड को अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 
( ज ) नियम 3 के उप -नियम ( 11 ) के अधीन कर्मचारियों के संबंध में , जो भारतीय जीवन बीमा निगम ( कर्मचारी) पेंशन 
( संशोधन ) नियम , 2019 के द्वारा शासित होने का विकल्प करते है, उनके लिए संराशीकरण , उस तारीख को जिसको 
सारांशीकरण के लिए आवेदन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है या निगम द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी 
द्वारा चिकित्सीय प्रमाण पत्र देने की तारीख, जो भी बाद में हो , अत्यांतिक होगा । 

[ फा . सं . S - 11012/01/ 2019 -बीमा .I] 

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार 


[ 471 II - QU5 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


OTT FEALT TU OF BIRT ATT Partica 


faqur: 457 H , T. A . . 525 (31) arte 28 off , 1995 GRTT 

अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे:-- 
1. HLAT. .. 265 ( 37) arte 3 INTÉ, 1996 ; 
2 . AT. . .. 225 (37) arta 22 370CT, 1997 
3. T.7 . ... 349 (27) arte 14 , 1999 
4 . T. FT. .. 804(31) arte 6 feHaR , 1999 
5 . H . . .. 553 (3 ) arta 22 T , 2000 
6 . ATAT. .. 590 (37) arte 13 314a , 2001 
7 . T.9 . fq .. 830 (3 ) arte 08 . 10 .2010 31 
8 . TAU. ... 282 (3 ) arte 26 HT , 2018 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Financial Services) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd April, 2019 
G . S . R . 324 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation 
Act, 1956 (31 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life 
Insurance Corporation of India ( Employees ) Pension Rules, 1995 , namely: 
1. Short title and commencement. — ( 1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India 

(Employees) Pension ( Amendment) Rules, 2019 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Life Insurance Corporation of India ( Employees) Pension Rules, 1995, hereinafter referred to as the 
said rules, in rule 3, after sub -rule (9 ), the following sub - rules shall be inserted , namely : 
" (10 ) were in the service of the Corporation during anytime on or before the 28th day of June, 1995 and are 
in service on the notified date — 
(a ) exercise an option in writing within a period of ninety days from the notified date to becomemember of 
the Fund ; and 
(b ) authorise the trustees of the Provident Fund in writing, within a period of ninety days from the notified 
date , to transfer the entire contribution of the Corporation to their Provident Fund alongwith the interest 
accrued thereon to the credit of the Fund constituted for the purpose under rule 5 ; and 
(c ) contribute 3.7 times of pay as on 1st March , 2019 within ninety days after the expiry of the said period of 
ninety days specified in clause (b ); or 
Explanation : For the purpose of this sub -rule , “ notified date ” shall mean the date of publication of the Life 
Insurance Corporation of India (Employees) Pension ( Amendment) Rules, 2019 ; 
( 11 ) were in the service of the Corporation during anytime on or before the 28th day of June, 1995 and had 
retired on or before the notified date — 
(a ) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become a 
member of the Fund ; and 
(b ) refund within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in 
clause ( a ), 1 .3 times of the entire amount of the Corporation s contribution to the Provident Fund including 
interest accrued thereon paid to them at the time of retirement; 
Explanation : For the purpose of this sub -rule, “ notified date ” shall mean the date of publication of the Life 
Insurance Corporation of India (Employees) Pension ( Amendment) Rules, 2019 ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


(12 ) were in the service of the Corporation during anytime on or before the 28th day of June , 1995 and had 
died while in service on or before the notified date or had retired but died before the notified date in which 
case their family shall be entitled to the family pension under these rules, if the family of the deceased , - 
( a ) exercises an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become 
member of the Fund ; and 
(b ) refund within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in 
clause (a ) above , 1. 3 times of the entire amount of the Corporation s contribution to the Provident Fund 
including interest accrued thereon paid to the retired employee at the time of retirement / family of the 
deceased employee at the time of settlement of Provident Fund account. 
Explanation : For the purpose of this sub -rule, “ notified date ” shall mean the date of publication of the Life 
Insurance Corporation of India (Employees) Pension (Amendment) Rules, 2019 .” . 
3. In the said rules , in rule 7 , after clause (h ), the following clause shall be inserted , namely : 
“ (i) (a ) additional contribution made by employees in accordance with the provisions contained in 

clause (c ) of sub - rule( 10 ) of rule 3 of these rules; and 
(b ) contribution made by retired employees or family members of the deceased or retired but 
deceased employees under the provision of clause (b ) of sub -rule ( 11 ) and clause (b ) of sub - rule ( 12 ) 

of rule 3 of these rules.” . 
4 . In the said rules, in rule 34 , after sub -rule (2 ), the following sub - clause shall be inserted , namely: 
“ (3 ) Employees who were in the services of the Corporation on or before 28th day of June , 1995 and had 
retired on or before the notified date or the family of the deceased employee who was in the services of the 
Corporation on or before 28th day of June, 1995 and had died while in service on or before the notified date or 
had retired but died before the notified date and opts to be governed by this amendment rule shall be eligible 
for pension with effect from the notified date .” . 
Explanation : For the purpose of this sub -rule , “ notified date ” shall mean the date of publication of the Life 
Insurance Corporation of India (Employees) Pension ( Amendment) Rules, 2019 . 
5 . In the notes of Rule 41, after sub - clause (g), the following sub -clause shall be inserted , namely: 
(h ) in respect of an employee , under sub -rule (11) of rule 3 , who opts to be governed by the Life Insurance 
corporation of India (Employees ) Pension (Amendment) Rules , 2019 , commutation shall become absolute on 
the date on which the application for commutation is received by the Competent Authority or the date of the 
medical certificate given by a medical officer approved by the Corporation , whichever is later.” . 

[ F . No . S - 11012 /01/2019 -Ins.I] 

LALIT KUMAR , Economic Advisor 
Note : The principal rules were published vide G .S .R . No 525 (E ) dated the 28th June, 1995 and subsequently 

amended by the following notifications: 
(i) G .S .R . No. 265 (E ), dated 03.07. 1996 ; 
( ii) G .S . R . No. 225 (E ), dated 22.04 .1997; 
( iii ) G .S.R . No. 349( E ), dated 14 .05 .1999; 
(iv) G .S .R . No. 804 (E ), dated 06 . 12 .1999 ; 
(v) G .S.R . No. 553(E),dated 22 . 06 .2000 ; 
(vi) G . S. R . No. 590 (E ), dated 13.08 .2001; 
( vii) G .S.R . No. 830 ( E ), dated 08 . 10.2010, and 
(viii) G .S.R . No. 282(E ), dated 26 .03.2018 . 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJKUMAR VERMA 
KUMAR VERMA Date: 2019.04.23 

22 :23:39 + 05 30 


